I 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1110 राँची, बुधवार , 


12 दिसम्बर, 2018 (ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


-- - - - -- 


अधिसूचना 
10 दिसम्बर , 2018 


संख्या- 16 /विविध ( औषधि)-06- 04/ 2018- 194(16)-- औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 के अध्याय 
IV की धारा- 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उसके अन्तर्गत विनिर्मित नियमावली-1945 के 
आलोक में श्रीमती जया ग्लेडिस आईन्द, औषधि निरीक्षक को मातृत्व अवकाश से वापस आने के पश्चात् उन्हें 
पूर्व पदस्थापन स्थल पूर्वी सिंहभूम -II में अगले आदेश तक पूर्ववत बने रहने की अनुमति दी जाती है । 

2. श्रीमती आईन्द पूर्वी सिंहभूम-II का प्रभार श्री कुंज बिहारी, औषधि निरीक्षक , पश्चिम सिंहभूम एवं 
सरायकेला- खरसाँवा से ग्रहण करेंगी । 

3. अधिसूचना संख्या-70( 16) दिनांक 7 जून , 2018 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र किशोर उराँव , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1110 -- 50 


